: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 श्रावण , 1937 ( २० ) 
संख्या 55 9 राँची, शुक्रवार 

7 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

23 जुलाई , 2015 
संख्या- 4/ स्था0-पद0- 02 - 01/ 2015 का . 6539--विभागीय अधिसूचना संख्या- 6282 
दिनांक 14 जुलाई, 2015 द्वारा निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री पशुपति नाथ मिश्रा, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 760/ 03, गृह जिला. देवघर ) 
को श्रावणी मेला अवधि 2015 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में अपर 
जिला दण्डाधिकारी के रूप में की गई प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाता है । 


संख्या- 4/ स्था0- पद0 - 02 - 01 / 2015 का . 6540 --कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद 
पर पदस्थापित श्री राम प्रवेश कुमार , झा0प्र0से0 ( चतुर्थ बैच सीमित, गृह जिला. लोहरदगा ) 
को श्रावणी मेला अवधि 2015 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में 
कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 अगस्त, 2 0 15 
संख्या- 4/ स्था0- पद0-02- 01 / 2015 का . 6541--विभागीय अधिसूचना संख्या. 6287 
दिनांक 14 जुलाई , 2015 द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका सदर के पद पर पदस्थापित 
श्री सुदेश कुमार , झा0प्र0से0 (द्वितीय बैच सीमित , गृह जिला- देवघर ) को श्रावणी मेला अवधि 
2015 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के 
रूप में की गई प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाता है। 


संख्या- 4/ स्था0-पद0 - 02 -01 / 2015 का . 6542 --कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद 
पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार सिंह , झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच सीमित, गृह जिला. राँची) को 
श्रावणी मेला अवधि 2015 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु देवघर जिला में 
कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


___ 2. दिनांक 25 जुलाई , 2015 से श्रावणी मेला के सम्पूर्ण अवधि तक के लिए 
प्रतिनियुक्त उपर्युक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 ) 
की धारा- 20 के तहत् देवघर जिला के लिए दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


3. संबंधित उपायुक्तों से अनुरोध है कि दिनांक 25 जुलाई, 2015 के पूर्व 
प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को देवघर जिला में योगदान देने हेतु विरमित करना सुनिश्चित 
किया जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ए0 के0 सत्यजीत , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 5 9 – 50 । 


